रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /99 


REGD NO DL -33004/ 99) 


MIN 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- - - - 


- - - 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (6 ) 
PART II - Section 3 _ Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

- - _ _ - -- 
सं. 6131] 

नई दिल्ली , शनिवार, दिसम्बर 8, 2001 / अग्रहायण 17, 1923 
No. 613) 

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 2001/AGRAHAYANA 17, 1923 
उपभोक्ता मामले, खाध और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
( साय और सार्वजनिक वितरण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2001 
सा . का .नि . 886 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम , 1982 (1982 का 4 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है, अर्थात् : 
1 . (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि ( दूसरा संशोधन) नियम , 2001 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 19 में 
उपनियम (13) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


। क )व्याज, भंडारकरण और बीमा के लिए सहायकी के रूप में प्राप्त निधियों को बनाए रखना और 
उसका उपयोग ; 
( क ) चीनी कारखाने का प्रत्येक अधीभोगी चीनी के बफर स्टाक की मात्रा पर ब्याज, भंडारकरण और बीमा के 
लिए सहायकी के रूप में केन्द्रीय सरकार से अभिप्राप्त रकम, यदि कोई है, को पृथक रखेगा और इस 
प्रकार पृथक रखी गई रकम को इस उपनियम के खंड ( ख ) में उपबंधित प्रयोजन के लिए उसके बैंकरके 
पास एक अलग खाते में जमा कराएगा जिसके साथ उपनियम ( 13) के खंड ( क ) के अधीन वह एक 
अलग खाता रखता है । 


( ख ) अलग खाते में जमा की गई रकम का उपयोग उक्त अधिभोगी द्वारा चीनी कारखाने द्वारा क्रय किए 
गए गन्ने के लिए देय कीमत के संदाय से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा । 


___ परंतु यह कि जहां राज्य सरकार का प्राधिकारी / अधिकारी ऊपर खंड ( क ) में निर्दिष्ट बैंकर को इस 
प्रभाव का एक प्रमाणपत्र प्ररूप 6 में देता है कि संबद्ध चीनी कारखाने के विरुद्ध पृथक खाते में ब्याज, 
भंडारकरण और बीमा के लिए सहायकी की रकम के उधार की तारीख परादेय मूल्य के बकाया सहित 
गन्ने के मूल्यों का कोई देय बकाया नहीं है, वहां बैंक उक्त अधिभोगी को केन्द्रीय सरकार को सूचना देने 
के अधीन रहते हुए किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त रकम का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात कर 

सकेगी । " 
3768 01/ 2001 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


___ 


| PARTI- SEC. 360 


Par L_ Se 360 


- 


3. 


उक्त नियमों के प्ररूप 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

प्ररूप 
(नियम 19 (16 )) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


करण तथा बीमी प्रमाणात होने 


......... से .............. तक ......... 

.. को समाप्त होने 
वाली तिमाही की अवधि के लिए चीनी के बफर स्टाक के लिए ब्याज और भंडारकरण तथा बीमा प्रभारों के लिए 
सहायकी के संदाय का दाया करने के लिए प्ररूप | 

(मात्रा क्विंटलों में , और रकम रुपयों 
में उपदर्शित की जाएगी ) 


चीनी उपक्रम का नाम और पता 


केन्द्रीय सरकार/ मुख्य निदेशक से संसूचना ( ओ ) 
की निर्देश संख्या और तारीख 
( क ) बफर स्टाक के रूप में बनाए 

रखे जाने वाली चीनी की कुल मात्रा 
( ख ) बफर स्टाक के रूप में पृथक और 

और भंडार में रखी जाने वाली चीनी की 
ग्रेडवार और चीनी की वर्षवार मात्रा । 


3. 


बफर स्टाक के रूप में वस्तुतः अलग और भंडार में 
रखी गई चीनी की ग्रेडवार और चीनी की वर्षवार 
मात्रा 


मात्रा 


अवधि 

.. .... . से .... ..... तक 


4. 


बफर स्टाक के रूप में अलग और भंडार में रखी 
गई चीनी की अवधिवार मात्रा के विवरण | 


PE22 


बफर स्टाक पर बैंक से प्राप्त अतिरिक्त उधार 
(मार्जिन मनी ) 
प्राप्ति की तारीख सहित प्राप्त रकम 
लेखा संख्या सहित पृथक बैंक खाता में रखी गई 
( क ) में से रकम 
गन्ने के मूल्य के संदाय के लिए वस्तुतः उपयोग 
में लाई गई ( ख) में से रकम । 
दावे की अवधि /तिमाही की अन्तिम तारीख के 
समाप्त होने पर [( ख) घटा (ग) ] अतिशेष | 
( घ) पर रकम के अनुपयोजन के कारण 


5 . क 


उस बीमा पालिसी की विशिष्टियां जिसके 
अधीन बफर स्टाक की बीमा की गई है : 
( 1) बीमा कंपनी का नाम और पता 

बीमा पालिसी का संख्यांक 
( 3) बीमा की अवधि 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(4) उसके अंतर्गत आने वाले जोखिम 

गोदाम संख्या जहाँ बफर स्टाक भंडारित 


5ख 


बफर स्टाक पर केन्द्रीय सरकार से अभिप्राप्त 
व्याज, भंडारकरण और बीमा के लिए सहायकी 


अवधि 


............ से .......... तक 


( क ) प्राप्ति की तारीख सहित प्राप्त रकम 
( ख) लेखा संख्यांक सहित पृथक् बैंक खाता में 

रखी गई ( क ) की रकम 
(ग) गन्ने के मूल्य के संदाय के लिए वस्तुतः 

उपयोग में लाई गई ( ख ) में से रकम 
( घ) दावे की तिमाही/दावे की अंतिम तारीख के 

समाप्त होने पर [( ख) घटा ( ग)] अतिशेष 
( ङ) ( घ) पर रकम के अनुपयोजन के कारण । 


नियम 19 के उपनियम (15) के अधीन 
निम्नलिखित के लिए विनिर्दिष्ट दर : 
( क) ब्याज ( प्रतिशत प्रतिवर्ष) 
( ख ) भंडारकरण और बीमा प्रभार ( प्रतिशत 

प्रतिवर्ष ) 


7 . नियम 19 के - उपनियम (15 ) के अधीन उपबंधित 
चीनी का मूल्य 


विक्रय वसूली 


प्रति क्विटल रुपयों में 
टैरिफ मूल्य 


निपटाई गई मात्रा 
क्विंटलों में 


विक्रय वसूली 
की रकम रुपयों में 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY , 


PART II SkC301 


प्रति क्विंटल रुपयों में औसत टैरिफ मूल्य/ औसत भारित वसूली 
8. (i) चीनी के वफर स्टाक पर ब्याज 

प्रभारों के मद्दे सहायकी का परिकलन : 


अवधि अग्रिम की मूल रकम ब्याज की दर 


ब्याज की रकम 


.... से......तक 


संदत्त / संदेय 


( क ) ...... से ............ तक की 

अवधि के लिए बैंक को 
वास्तव में संदत्त या संदेय 

ब्याज की रकम 
( ख ) नियम 19 के उपनियम 

( 15 ) के अधीन परिकलित 


रकम 


नियम 19 के उपनियम 15 के अधीन परिकलित 
भंडारकरण और बीमा प्रभारों के मद्दे रकम । 


दावा की गई सहायकी की रकम 


(i) मद 8 (i) (क ) या 8 (i) ( ख) के अनुसार, 

इनमें में से जो कम हो , व्याज प्रभार | 
(ii) मद 8 (ii ) के अनुसार भंडारकरण और 

बीमा प्रभार 
( iii) (i) और ( ii ) को कुल निकटतम रुपए तक 

अंको और शब्दों में पूर्णांकित किया गया । 


10. 


कारखाने के स्थान के निकटतम उस स्थान का 
नाम जां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 
मांग देय ड्राफ्ट के साथ व्यौहार करने वाली 
भारतीय स्टेट बैंक की शाखा अवस्थित है । 


अधिभोगी 


हस्ताक्षर : 
नाम : 
पदनाम 


: 


स्थान : 
तारीख : 


चीनी उपक्रम का नाम और पता 


[ भाग 


- खण्ड 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


घोषणा 


(1) मैं , इसके द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना सही है और 

इस आवेदन के प्रयोजन के लिए सुसंगत कोई जानकारी नहीं छिपाई गई है । 
मैं , इसके द्वारा अपने द्वारा प्राप्त सहायकी की ऐसी रकम जो अपेक्षित हो , केन्द्रीय सरकार को उस दशा 
में यदि ऊपर दी गई कोई जानकारी किसी भी समय गलत पाई जाए प्रतिदाय करने का वचनबंद्ध करता 


(3) मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि नियम 19 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर दी गई हैं और यह कि 

यदि तत्पश्चात यह पाया जाता है कि उस नियम के किसी उपबंध के किसी नियम का अनुपालन नहीं 
किया गया है तब मैं केन्द्रीय सरकार को मेरे द्वारा प्राप्त सहायकी की ऐसी रकम जिसकी केन्द्रीय सरकार 
द्वारा अपेक्षा की जाए , का प्रतिदाय करने का वचनबंद्ध करता हूँ । 


अधिभोगी 


हस्ताक्षर : 
नाम : 
पदनाम 


: 


स्थान : 
तारीख : 


चीनी उपक्रम का नाम और पता 


बफर स्टाक के लिए उस बैंक द्वारा सत्यापन जिसने उधार दिया है और जिसके पास चीनी कारखाने के अधिभोगी ने 
उपखंड ( 13) ( क ) के अधीन पृथक् खाता खोला है | 


* यह प्रमाणित किया जाता है कि मद 4 , 5 ( क ), ( ख ), और ( घ) तथा मद 8 (i) ( क ) के सामने दी गई सूचना 
सही है । 

या 
* प्रमाणित किया जाता है कि दावेदार चीनी उपक्रम ने तिमाई या उस अवधि के दौरान जिससे यह दावा संबंधित है , 
वफर स्टाक के रूप में उसके द्वारा पृथक रखी गई चीनी की मात्रा पर सामान्य बैंक उधार से अधिक कोई अतिरिक्त 
बैंक उधार का उपयोग नहीं किया है जैसा कि मद 3 और 4 के सामने उसके द्वारा उपदर्शित किया गया है । 

या 
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मद 4 और 8 (i) के सामने दी गई जानकारी सही है । 


* प्रमाणित किया जाता है कि क्योंकि गन्ने के मूल्यो का कोई भी देय इस दावे की अवधि के दौरान दावेदार चीनी 
उपक्रम के विरुद्ध बकाया नहीं था , इसलिए उपक्रम ने चीनी के वफर स्टाक पर......... को इस बैंक द्वारा उसको 
दिए गए .......... रुपये के अतिरिक्त उधार की रकम उसमें जमा कराने के लिए इस बैंक के पास कोई खाता नहीं 
खोला था । तथापि, बाद में दावेदार चीनी उपक्रम ने इस बैंक के पास एक अलग खाता ( सं०.........................) 
खोला था और उसमें गन्ने के मूल्य के देय संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ............ को 

........ रुपए जमा कराए थे जो बाद में / भविष्य में * * ............... हो गए थे । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II - Sec. 3 (1)] 


यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मद 4, 5 ( क), ( ख) और ( घ) तथा मद 8 (i) (क ) के सामने दी गई जानकारी 
सही है । 


नाम पते और मोहर सहित 
बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर 


स्थान : 
तारीख : 


* जो प्रमाणपत्र लागू नहीं होता हो , उसे काट दें 
* * जो लागू नहीं होता हो , उसे काट दें 


और 


व्याज, भंडारकरण और बीमा के लिए उस सहायकी की बाबत जो बैंक के पास एक अलग खाते में जमा की गई है 
उस बैंक द्वारा सत्यापन । 

(i) प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर मद 4, 5ख (क ) और (घ) तथा मद 8(i)( क) के सामने दी गई जानकारी सही 


(ii) प्रमाणित किया जाता है कि दावेदार चीनी उपक्रम ने इस बैंक के पास ..........(तारीख) को ........... एक अलग 
बैंक खाता संख्यांक .................... खोला है और ब्याज , भंडारकरण , और बीमा के लिए सहायकी के रूप में उसके 
द्वारा प्राप्त ................. रुपए की रकम उसमें .............( तारीख) को जमा कर दी है । 


यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त खाते में जमा की गई............... रुपए की उक्त रकम में से गन्ने के 
मूल्यों के बकाया सहित गन्ने के देय मूल्य के लिए दावेदार चीनी उपक्रम द्वारा संदत्त कर दी गई है । 


यह भी प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार के प्राधिकारी / अधिकारी के तारीख .......... ..( मूल सलग्न करें ) 
के प्रमाणपत्र के आधार पर दावेदार चीनी उपक्रम पर अलग बैंक खाता में सहायकी की रकम के उधार की तारीख 
को गन्ने के मूल्यों के बकाया सहित कोई गन्ने का देय मूल्य बकाया नहीं है और तदनुसार दावेदार चीनी उपक्रम को 
किसी अन्य प्रयोजन के लिए ............. रुपए की रकम का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया गया है | 


नाम पते और मोहर सहित 
बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर 


स्थान : 
तारीख : 


राज्य सरकार के प्राधिकारी/ अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र । 
* प्रमाणित किया जाता है कि मद 5 ( ग) और ( ङ) के सामने दी गई जानकारी सही है । 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (6 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


. 


. 


. 


. 


* प्रमाणित किया जाता है कि उस तारीख से ..... ......तक ( वह तारीख जिसको इस दावे की अवधि /तिमाई 
समाप्त होती है) जब अतिरिक्त बैंक उधार मद 5 ( क ) के सामने उपदर्शित रूप में अभिप्राप्त किया गया था , प्रारंभ 
होने वाली अवधि के दौरान कोई भी गन्ने के मूल्य का देय चीनी उपक्रम के विरुद्ध बकाया नहीं था 


हस्ताक्षर : 

नाम : 
पदनाम और पता : 


स्थान : 
तारीख : 


[जिला गन्ना अधिकारी या राज्य सरकार के किसी ऐसे राजपत्रित 

अधिकारी द्वारा जो चीनी उपक्रम द्वारा गन्ने के मूल्य के संदाय के 
प्रवर्तन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं , हस्ताक्षर किए जाएंगे] 


* जो प्रमाणपत्र लागू नहीं होता हो उसे काट दें । 
व्याज, भंडारकरण और बीमा के लिए सहायकी की बाबत राज्य सरकार के प्राधिकारी/ अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र । 
(i) प्रमाणित किया जाता है कि मद 5 ख ( ग) और (ङ) के सामने दी गई जानकारी सही है । 
(ii) प्रमाणित किया जाता है कि उस तारीख से ............... तक ( वह तारीख जिसको इस दावे की अवधि/तिमाई 

समाप्त होती है) जब व्याज , भडारकरण और बीमा के लिए सहायकी मद 5ख ( क ) के सामने उपदर्शित रूप 
में दावेदार चीनी उपक्रम द्वारा अभिप्राप्त की गई थी , ................ रुपए गन्ने के मूल्यों के बकाया सहित 
देय गन्ने के मूल्य के लिए दावेदार चीनी उपक्रम के विरुद्ध बकाया थे / गन्ने के मूल्यों के बकाया सहित गन्ने 
का कोई देय बकाया नहीं था । 


हस्ताक्षर : 

नाम : 


स्थान : 
तारीख : 


[ जिला गन्ना अधिकारी से राज्य सरकार के किसी ऐसे राजपत्रित 

अधिकारी द्वारा जो चीनी उपक्रम द्वारा गन्ने के मूल्य के संदाय के 
प्रवर्तन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं , हस्ताक्षर किए जाएंगे ] 


3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC. 36 ] 


पावती 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


रुपए 
...... रुपए की राशि प्राप्त की गई 


. . 


. . 


. . . 


. . . 


. . . 


. . . . . 


. . . . 


. 


. . 


. . . . . 


. . . 


. . 


. . . . 


. . . 


. . . 


. . . . 


. . . 


. . . . 


. . . . . 


. . . . . 


. . 


. . . . . . . . 


. . . . . . 


. . . . . 


. . . . . . 


. . . . . . 


अधिभोगी 


। हस्ताक्षर : (राजस्व स्टांप पर) 

नाम : 
पदनाम : 


स्थान : 
तारीख : 


चीनी उपक्रम का नाम और पता : 


4. प्ररूप 5 के पश्चात् और “ अनुसूची ” के पूर्व निम्नलिखित प्ररूप 6 अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 


प्ररूप 6 
[नियम 19 ( 132 ) ( ख ) ] 


प्रमाणित किया जाता है कि ....... ( बैंक ), के ( पृथक खाता संख्यांक ... ........में सहायकी की 
रकम जमा करने की तारीख) ..................... को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कि गन्ने के मूल्य के बकाया 
सहित गन्ने का कोई मूल्य देय ........ 

( चीनी उपक्रम का नाम और पता ) के विरुद्ध 
बकाया नहीं थे 


हस्ताक्षर : 
नाम : 
पदनाम और पता : 


[ गन्ना आयुक्त या राज्य सरकार के किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा 
जो चीनी उपक्रम द्वारा गन्ने के मूल्य के संदाय के प्रवर्तन और पर्यवेक्षण 
के लिए उत्तरदायी हैं , हस्ताक्षर किए जाएंगे ] 


[ फा . सं . 1 - 7/2001 - एसडीएफ ] 

आर. एन . दास, संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं0 सा0का0नि0 752 ( अ ) तारीख 28. 9. 83, द्वारा प्रकाशित किए गए 

थे और तत्पश्चात सा0का0नि0 817 ( अ) तारीख 20. 12. 84, सा0का0नि0 838( अ ) तारीख 14. 11. 85 , 
सा0का0नि0551 ( अ) तारीख 6. 5. 88, सा0का0नि0235 ( अ) तारीख 24. 4. 91, सा0का0नि0441 ( अ ) तारीख 
28. 4. 92, सा0का0नि0 435 ( अ ) तारीख 6. 5. 94, सा0का0नि0 27 ( अ ) तारीख 12. 1. 96 , सा0का0नि0 656( अ ) 
तारीख 21. 11. 1997 और सा0का0नि0 91 ( अ) तारीख 12. 02. 2001 द्वारा संशोधित किए गए 


[ 477 III 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Food and Public Distribution ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th December, 2001 


G .S.R. 886(E ).- In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar 
Development Fund Act, 1982 (4 of 1982 ), the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the Sugar Development Fund Rules , 1983 namely : 


1. 
2001 


(1) 


These rules may be called the Sugar Development Fund (Second Amendment) Rules, 


(2) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Sugar Development Fund Rules, 1983 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 
19 , after sub - rule ( 13 ), the following sub - rule shall be inserted , namely : 


“ ( 13 A ) Maintenance of funds received by way of subsidy towards interest, storage and 
insurance and utilisation thereof; 


(a) Every occupier of a sugar factory shall set apart the amount, if any received from the 
Central Government by way of subsidy towards interest, storage and insurance on the 
quantity of buffer stock of sugar and credit the amount so set apart to a separate account with 
his banker with whom he has a separate account under clause (a ) of sub - rule (13 ), for the 
purpose provided in clause (b ) of this sub- rule . 


(b ) The amount credited to the separate account shall not be used by the said occupier for 
any purpose other than for payment of price, payable for the sugarcane purchased by the 
sugar factory ; 


Provided that where the State Government Authority/officer furnishes a certificate in 
Form VI to the banker referred to in clause (a) above to the effect that the concerned sugar 
factory has no sugarcane price dues including arrears of price outstanding against it on the 
date of credit of the amount of subsidy towards interest, storage and insurance into the 
separate account, the bank may allow the said occupier to use the said amount for any other 
purpose under intimation to the CentralGovernment." 


3768 |43|200 ) - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SC. 3001 


3 . 


In the said rules for Form V , the following shall be substituted , namely : 


FORM - V 
[Rule 19 ( 16 )] 


Form for claiming payment of subsidy towards, interest and storage and insurance charges for 
buffer stock of sugar for the period from 

- to - 
quarter ending 


(Quantity to be indicated in 
quintals and amount in rupees ) 


1 . 


Name and address of the sugar undertaking 
Reference number and date of 
communication ( s) from Central 
Government/Chief Director communicating 


be 


total quantity of sugar to 
maintained as buffer stock 


Gradewise and sugar year -wise 
quantity of sugar to be segregated 
and stored as buffer stock . 


3 . 


Gradewise and sugar year -wise quantity of 
sugar actually segregated and stored as 
buffer stock . 


Period 


Period 


Quantity 


From 


To 


Period -wise details of quantity of sugar 
segregated and stored as buffer stock 


Additional credit (margin money ) received 
from the Bank on buffer stock 


Amount received with date of receipt 


Amount out of (a ) kept in separate Bank 
Account with number of the Account 


Amount out of (b ) actually utilised for 
payment of cane price 


Balance [(b) minus (c)] at the close of last 
date of the period /quarter of the claim 


Reasons for non -utilisation of the amount at 


(d) 


( 471 II - 


5 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 . A 


Particulars of the insurance policy under 
which the buffer stock is insured 


( 1 ) 


Name and address of the Insurance 
Company 


(2) 


Number of Insurance Policy 


(3 ) 


Period of Insurance 


(4 ) 


Risks covered 


(5) 


Godown No(s ) where the buffer 
stock is stored 


5 . B 


Subsidy towards interest, storage and 
insurance received from the Central 
Government on buffer stock 


V 


Period 

To 


- Quantity 


From 


( a ) 


Amount received with date of receipt 


( b ) 


Amount of ( a ) kept in separate Bank 
Account with number of the Account 


Amount out of ( b ) actually utilised 
for payment of cane price 


(d ) 


Balance [( b ) minus ( c ) at the close 
of quarter of claim /last date of claim 


(e ) 


Reasons for 
amount in ( d ) 


non -utilisation 


of 


6 . 


Rate specified under sub -rule ( 15 ) of rule 
19 towards : 


(a ) 


Interest (percent per annum ) 


(b ) 


charges 


Storage and insurance 
(percent per annum ) 


376816156ed3 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II 


SBC 300 ) 


Value of sugar provided under sub- rule ( 15 ) 
of rule 19 


Month 


( b ) 


Tariff value 
in rupees per 
quintal 


Sale realisation 
(a ) 
Quantity disposed 

Amount of sale realisation 
of in quintals 

in rupees 


Total 


Average tariff value /weighed average realisation ..... 
Rupees per quintal. 


8 . (i) 


Calculation of subsidy on account of interest 
charges on the buffer stock of sugar 


( a ) 


Principal amount 
of advance 


Rate of 
interest 


Amount of 
interest 


Amount of interest Period 
actually paid or 
payable to the bank --- ----- --- --- 
for the period From To 
from 


Paid / Payable 


to 


( b ) 


amount calculated under sub -rule 
( 15 ) of rule 19 


( ii ) 


Amount on account of storage and insurance 
charges, calculated under sub -rule ( 15 ) of 
rule 19 . 


Amount of subsidy claimed 


(i) 


Interest charges as per item 8 (i) (a ) 
or 8 (i) (b ), whichever is less. 


( ii) 


Storage and insurance charges as per 
item 8 ( ii ) 


( iii ) 


Total of (i) and ( ii ) rounded off to the 
nearest rupee, in figures and words. 


[ YTT II 


3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TRT * UM4A : STRIP1207 


13 


10 . 


Name of the place nearest to the place of the 
factory, where the branch of the State Bank 
of India dealing with the Demand Drafts 
issued by the Reserve Bank of India is 
situated . 


Signature : 
Name : 


The occupier 


Designation : 


Place : 


Date : 


Name and address of the 
Undertaking 


Sugar 


DECLARATION 


( 1) 


I hereby solemnly affirm and declare that the information furnished above is correct and no 
information relevant for the purpose of this application has been concealed . 


(2 ) 


I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of subsidy received by 
me, as may be required , if any information furnished above is found to be wrong at any time. 


(3 ) 


I hereby declare that all the requirements of the rule 19 have been complied with and that if 
subsequently it is found that any provision of that rule has not been complied with , I 
undertake to refund to the Central Government such amount of subsidy received by me, as 
may be required by the Central Government. 


Signature : 


The occupier 


Name : 
Designation : 


Place : 


Date : 


Name and address of the Sugar 
Undertaking 


Verification by the Bank which provided credit against buffer stock and with which the occupier of 
the sugar factory has opened a separate account under sub - clause (13) (a). 


* Certified that the information furnished against items 4 , 5 (a ), 5 (b ) and (d ) and 8 (i) (a ) above is 


correct. 


OR 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II - SEC, 3(1)] 


• 


Certified that the claimant sugar undertaking did not avail of during the quarter or the period to 


which this claim relates any additional bank credit, over and above the normal bank credit, on the 


quantity of sugar segregated by it as the buffer stock , as indicated by it against items 3 and 4 . 


OR 


Also certified that the information furnished against items 4 and 8 (i) (a ) is correct. 


OR 


* Certified that since no sugarcane prices dues were outstanding against the claimant sugar 
undertaking during the period of this claim , the undertaking did not open a separate account with this 
Bank for depositing therein the amount of the additional credit of Rs . 

OI KS. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . given to it 
by this Bank on 

. .. .. .. on the buffer stock of sugar. However, subsequently the 
claimant sugar undertaking opened a separate account (No. ...................) with this bank and 
deposited therein Rs. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. on . . . . . . . . . . . . . . 

... .. . .. ... . for being utilised for payment of 
cane price dues which arose subsequently /may * * arise in future. 


Also certified that he information furnished against items 4 , 5 ( a ), (b ) and (d ) and 8 (i) (a ) is 
correct. 


Signature of the Manager of the Bank with his 


name, address and seal. 


Place : 


Date : 


Strike out whichever certificate is not applicable 


* * 


Strike out wbichever is not applicable 


AND 


Verification by the Bank in respect of the subsidy towards interest storage and insurance that has 


been credited into a separate account with the Bank . 


( i) 


Certified that the information furnished against items 4 . 5B ( a ), (b ) and ( d ) and 8 (i) ( a ) above 


is correct. 


[ HTI- 145 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ii) Certified that the claimant sugar undertaking has opened a separate bank account number 

............. (date ) with this bank and has deposited an amount of 
Rs. ......... ............... therein on ........... ............. (date ) received by it as subsidy towards 
interest , storage and insurance . 
Also certified that out of the said amount of Rs. ... 

... ........ ......... .... . deposited into the said account 
... have been paid by the claimant sugar undertaking towards cane price dues 
including arrears of cane prices . 


Rs. 


Also certified that on the basis of the certificate of the State Government Authority/officer dated 

...... ( enclosed in original), the claimant sugar undertaking did not have any cane 
price dues including arrears of cane prices on the date of crediting the subsidy amount into the 
separate bank account and accordingly the claimant sugar undertaking has been allowed to use an 
amount ofRs. 

... for any other purpose. 


amo 


Signature of the Manager of the Bank 
with his name, address and seal. 


Place : 


Date : 


Certificate by the State Government Authority/ officer . 


* Certified that the information furnished against item 5 (c) and (e ) is correct . 


OR 


* Certified that during the period commencing from the date o the additional Bank credit was 
received as indicated against item 5 ( a ) to . .... 

.. .. . .. ... (the date on which 
period/ quarter of this claim ended) no cane price dues were outstanding against the sugar 
undertaking . 


Signature : 


Place : 


Name : 


Designation and Address 


[ To be signed by the District Cane Officer or a Gazetted 
Officer of the State Government who is responsible for 
enforcement and supervision of payment of price of sugarcane 
by the sugar undertaking ] 


16 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


PART II — SEC, 3 (1)] 


* Strike out whichever certificate is not applicable . 


Certificate by the State Government Authority/Officer in respect of the subsidy towards interest, 
storage and insurance . 


(i) 


Certified that the information furnished against items 5 B (c) and (e) is correct. 


Certified that during the period from the date the subsidy towards interest, storage and 
insurance was received by the claimant sugar undertaking as indicated against items 5B (a ) to 

........ (the date on which period /quarter of this claim ended ) Rs. 

...... were outstanding against claimant sugar undertaking towards cane 
price dues including arrears of cane prices/no cane price dues including arrears of cane prices 
were outstanding . 


. . .... . . . . . .. . . . . . 


Place : 


Signature : 


Date : 


Name : 


[ To be signed by the District Cane Officer /Gazetted Officer of 
the State Government who is responsible for supervision of 
payment of price of sugarcane by the sugar undertaking] 


RECEIPT 


Received the sum of Rs. ... .. 


Rupees ... 


Signature (across a Revenue Stamp ) 


The Occupier 


Name : 


Designation 


Place : 


Date : 


of 


the 


sugar 


Name and address 
undertaking : 


4. After Form V and before “ THE SCHEDULE” the following Form VI shall be inserted ; 
namely : 


FORM VI 


[ 


II - UUS 30) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[Rule 19 ( 13A ) (b )] 
Certified that during the period ending .. ......... 

... .... (date of crediting the subsidy 
amount into the separate account No. 

....... ) of 
.................... ( bank ), no cane price dues including arrears of cane price were 
outstanding against .. ............ 


.. .. ( name and address of the sugar undertaking ) 


Signature : 


Name : 


Designation and address : 


[ To be signed by the Cane Commissioner or a Gazetted Officer 
of the State Government who is responsible for enforcement 
and supervision of payment of price of sugarcane by the sugar 
undertaking) 


[F. No. 1-7/2001-SDF ) 
R . N . DAS. Jt. Secy. 


nded vide GSR 817 (E) dated 20.12.84,GSR 838 (E) dated 14.11.85, 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide No . GSR 752 ( E ) dated 
28. 9 .83 and subsequently amended vide GSR 817 ( E ) dated 20 . 12 . 84 , GSR 838 ( E ) dated 14 . 11 . 85 , 
GSR 551 ( E ) dated 6 . 5 . 88 , GSR 235 ( E ) dated 24 .4 . 91 , GSR 441 ( E ) dated 28 .4 .92 , GSR 435 (E ) 
dated 6 . 5 . 94 , GSR 27 ( E ) dated 12 . 1. 96 , GSR 656 (E ) dated 21 . 11. 1997 and GSR 91 ( E ) dated 
12 . 02 . 2001. 


- 


- 


- 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


